CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
6 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 648 


राँची, शुक्रवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। 


अधिसूचना 
3 जुलाई , 2018 ई० 


संख्या- 11/ स्था० राज-33/ 2017- 3703-- श्री हमिद अख्तर, काराधीक्षक , लोकनायक जयप्रकाश 
नारायण केन्द्रीय कारा , हजारीबाग , अतिरिक्त प्रभार खुला जेल - सह- पुनर्वास कैम्प , हजारीबाग 
( गृह जिला राँची) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्राचार्य , कारा प्रशिक्षण संस्थान , हजारीबाग , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 648 - - 50 


